रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D.L.-33004/99 


सत्यमबजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 82 ] 
No. 82 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 20, 2011 / चैत्र 30 , 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20 , 2011/ CHAITRA 30, 1933 


amendments shall be made in the Resolution of the 
श्रम और रोजगार मंत्रालय 

Govemment of India, Ministry of Labour and Employment 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, 

Section 1 dated the 3rd May, 2010 , namely : 
संकल्प 

In the said Resolution for serial number (3 ) in Para 2 
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2011 

mid the entries relating thereto , the following shall be .. 

substituted namely : 
सं . यू - 23013 / 04 / 2010 - एल . डब्ल्यू. - ठेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 

(3) TheRegional Labour - Member- Convenor 

Commissioner (Central), 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 

Kolkata 
एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि दिनांक 3 मई, 2010 के भारत के 

D . C . BIJALWAN , Secy ., Central Advisory 
राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार 

Contract Labour Board 
मंत्रालय , भारत सरकार के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए 

संकल्प 
जाएंगे , नामतः : 

— नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2011 
उक्त संकल्प में पैरा 2 की क्रम संख्या ( 3 ) तथा उससे 
संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामतः : 

सं. यू - 23013 / 05 / 2011 - एल . डब्ल्यू , इस मंत्रालय के 

संकल्प संख्या यू - 23013/ 19 / 99 - एल. डब्ल्यू. दिनांक 14 जून , 2006 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के.), कोलकाता - सदस्य -संयोजक 

का अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
डी . सी . बिजल्वान, सचिव, केन्द्रीय ठेका 

अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
. श्रम सलाहकार बोर्ड 

हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा भारतीय रेल के 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक 
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 

समिति का गठन करता है । - 
RESOLUTION 

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित 

होंगे : 
New Delhi, the 20th April, 2011 

1. डॉ. विवेक मॉन्टेरो , सचिव , 

- सदस्य 
No. U - 23013/ 04 /2010 -LW .-- In exercise of the 
powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 

महाराष्ट्र राज्य भारतीय ट्रेड यूनियन समिति 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory 

केन्द्र , मुम्बई, श्रमिक संघ का कार्यालय 
Contract Labour Board hereby directs that the following 

क्वेरी रोड , भांडुप , मुम्बई - 400001 
1395 GI/ 2011 

(1 ) 


D 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ] 


2. श्री आलोक कुमार, अधिशासी अभियंता - सदस्य 

patrolling other than laying of tracks in the 
( सामान्य ) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड ) 

establishments of Central Railway -Mumbai, 

Western Railway -Mumbai and West Central 
रेल भवन, नई दिल्ली -110001 

Railway - Jabalpur and to make suitable 
3. उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के.), मुम्बई - सदस्य - संयोजक 

recommendations whether or not the employment 

of contract labour in the above jobs /works in the 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

said establishments be prohibited keeping in view 
" मध्य रेलवे मुम्बई, पश्चिमी रेलवे, मुम्बई तथा पश्चिमी मध्य 

the provisions of Section 10 of the Contract Labour 
रेलवे, जबलपुर स्थित प्रतिष्ठानों में पटरियां बिछाने के अलावा मशीनों 

(Regulation and Abolition ) Act, 1970 . 
अथवा हस्त द्वारा ट्रेक के रखरखाव तथा निगरानी करने से संबंधित 4 . The Headquarters of the Committee will be at 

Mumbai. The Committee should submit its report within 
पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा । 

three months. 
इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन एवं 
उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में 

D. C. BIJALWAN, Secy., Central Advisory 
रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को 

Contract Labour Board 
प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 

संकल्प 
4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति को अपनी 

नई दिल्ली , 20 अप्रैल, 2011 
रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए । 

सं. यू- 23013 / 06 / 2011 - एल. डब्ल्यू. - इस मंत्रालय के 
डी . सी. बिजल्वान , सचिव, केन्द्रीय ठेका संकल्प संख्या यू- 23013/10/ 2006 - एल. डब्ल्यू. दिनांक 14 जून, 2006 

श्रम सलाहकार बोडकाअधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
RESOLUTION 

अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल के 
New Delhi, the 20th April, 2011 

प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक 
No. U - 23013/ 05/ 2011 -LW. -- In supersession of this समिति का गठन करता है । 
Ministry s Resolution No. U - 23013/ 19/ 99- LW dated 14th 
June, 2006 and in exercise of the powers confered by 

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित 
Section 5 of the Contract Labour ( Regulation andAbolition ) होंगे : 
Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board 
hereby constitutes a Committee to go into the question of 

1. श्री राखल दास गुप्ता , महासचिव 

- सदस्य 
abolition of contract labour in the establishments of the 

नार्दर्न फ्रटियर रेलवे मजदूर यूनियन, पांडु 
Indian Railways. 

गुवाहाटी - 781012 
2. The compostion of the Committee and its termsof 2. श्री आर. मोहन दास, निदेशक 

सदस्य 
reference will be as under : 

( कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध ) कोल 
1. Dr. Vivek Monteiro , Secretary, ---Member 

इंडिया लिमिटेड, नेताजी सुभाष रोड़ , 
Maharashtra State Committee 

कोलकाता - 700001 
of Centre of Indian Trade Unions , 
Office ofMumbai Shramik Sangh 

3. क्षेत्रिय श्रमायुक्त ( कें .) , कोलकाता – सदस्य - संयोजक 
Quarry Road , Bhandup , 
Mumbai- 400001 

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
2. Shri Alok Kumar, 

-- Member 

" पूर्व रेलवे - कोलकाता , दक्षिण - पूर्व रेलवे - कोलकाता तथा 
Executive Engineer (General), 

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे- गुवाहाटी स्थित प्रतिष्ठानों में पटरियां बिछाने के 
Ministry of Railways (Railway 

अलावा मशीनों अथवा हस्त द्वारा ट्रेक के रखरखाव तथा निगरानी 
Board ) Rail Bhavan , 

करने से संबंधित सभी पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण 
New Delhi -110001 

का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि 
3. The Deputy Chief Labour - Member - Convenor 

ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 
Commissioner (Central), 

के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों के कार्यों में ठेका 
Mumbai 

श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. The termsofreference of the proposed Committee 
would be as follows : 

___ 4. समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा । समिति को 
" To study the working of contract labour system अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए । 
in all aspects relating to themaintenance of tracks 

डी . सी . बिजल्वान , सचिव , केन्द्रीय ठेका 
either througb use of machines or manually and 

श्रम सलाहाकार बोड 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. इस समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 


RESOLUTION 

New Delhi, the 20th April, 2011 
.. No. U- 23013/ 06/ 2011 -LW. -- In supersession of this 
Ministry s Resolution No. U - 23013 / 10 /06 - LW dated 14th 
June, 2006 and in exercise of the powers conferred by 
Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board 
hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishments of the 
Indian Railways . 

2. The composition of the Committee and its termsof 
reference will be as under : 
1. Shri Rakhal Das Gupta , 

- Member 
General Secretary, Northern 
Frontier Railway Mazdoor Union 

Pandu, Guwahati- 781012 
2 . Shri R . Mohan Das, 

- Member 
Director (Personnel & Industrial 
Relations) Coal India Limited , 10 , 

Netaji Subhas Road , Kolkata -700001 
3. The Regional Labour - Member- Convenor 

Commissioner ( Central), 

Kolkata 

3. The terms ofreference of the proposed Committee 
would be as follows : 

" To study the working of contract labour system 
in all aspects relating to the maintenance of tracks 
either through use of machines or manually and 
patrolling other than laying of tracks in the 
establishments of Eastern Railway- Kolkata , South 
Eastern Railway -Kokata and North East Frontier 
Railway -Guwahati and to make suitable 
recommendations whether or not the employment 
of contract labour in the above jobs/works in the 
said establishments be prohibited keeping in view 
the provisions of Section 10 of the Contract Labour 

(Regulation and Abolition ) Act, 1970 " . . 

4 . The Headquarters of the Committee will be at 
Kolkata . The Committee should submit its report within 
three months. 
D. C. BIJALWAN, Secy., Central Advisory 

Contract Labour Board 
संकल्प 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल , 2011 
सं . यू - 23013 / 07 / 2011 -एल. डब्ल्यू. - इस मंत्रालय के 
दिनांक 14 जून , 2006 के संकल्प संख्या यू- 23013/11/ 2006 - एल. 
डब्ल्यू. के अधिक्रमण और ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल के 
प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के उत्सादन संबंधी प्रश्न की जांच - पड़ताल 
करने की दृष्टि से एक समिति गठित करता है । 


1. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, महासचिव , 

हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन , ( एच 
एमएस ), क्वार्टर सं. सी/8 , सेक्टर -6 , 

राऊरकेला- 2 ( उड़ीसा ) । 
2. श्री डी. के. सहनी , अध्यक्ष, 

– सदस्य 
खान आई एम एफ ए समूह , 
आई एम एच ए भवन , बी - 4/147 , 

सफदरजंग एन्कलेव , नई दिल्ली - 110029 
3. क्षेत्रिय श्रमआयुक्त ( केन्द्रीय ) भुवनेश्वर सदस्य 

संयोजक 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 
" पूर्वी मध्य रेलवे -हाजीपुर , पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर तथा 
दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे-बिलासपुर के प्रतिष्ठानों में मशीनों के 
उपयोस अथवा शारीरिक उपयोग के माध्यम से ट्रेक्स के 
रखरखाव और ट्रेक्स विछाने से भिन्न पेट्रोलिंग से संबद्ध सभी 
पहलुओं से ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन 
करनाऔर उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रम (विनियमन 
एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को 
ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रतिष्ठानों में उक्त जॉब्स /कार्यों में 
वेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दिया जाए अथवा नहीं । " 

4. इस समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा । यह समिति 
अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी । 

डी. सी . बिजल्वान, सचिव , केन्द्रीय ठेका 

श्रम सलाहकार बोर्ड 
RESOLUTION 
New Delhi, the 20th April , 2011 
No. U - 23013 /07 /2011- LW .- In supersession of this 
Ministry s Resolution No. U -23013/ 11/06 - LW dated 14th 
June, 2006 and in exercise of the powers conferred by 
Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board 
hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishments of the 
Indian Railways. 

2. The composition of the Committee and its terms of 
reference will be as under : 

1 Shri Raiender Prasad Singha - Member 

General Secretary , Hind Khadan, 
Mazdoor Federation (HMS), 

Q. No. C /8, Sector 6, Rourkela -2 (Orissa ) 
2. ShriD. K. Sahni , President Mines , -- Member 

IMFA Group, IMFA Building , 
B 4/147, Safdarjung Enclave, 

New Delhi -110029 
3. The RegionalLabour ---Member -Convenor 

Commissioner ( Central ), . 
Bhubaneswar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEc .1] 
3. The terms of reference of the proposed Committee 

के अध्ययन के लिए उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त 
would be as follows : -- 

जॉब्स /कार्यों में ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
" To study the working ofcontract labour system 

अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में 
in all aspects relating to themaintenance of tracks 
either through use ofmachines or manually and 

रखते हुए ठेका श्रम नियोजन को निषिद्ध किया जाए 
patrolling other than laying of tracks in the 

अथवा नहीं इसके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना । " 
establishments of East Central Railway -Hajipur, 

4. इस समिति का मुख्यालय बंगलुरू में होगा । समिति अपनी 
East Coast Railway , Bhubaneshwar and South 
East Central Railway -Bilaspur and to make suitable 

रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । ... 
recommendations whether or not the employment 

डी. सी. बिजल्वान , सचिव, केन्द्रीय ठेका 
ofcontract labour in the above jobs/works in the 
said establishments be prohibited keeping in view 

श्रम सलाहकार बोर्ड 
the provisions of Section 10 of the Contract Labour 

RESOLUTION 
(Regulation and Abolition )Act, 1970" . 
4 . The Headquarters of the Committee will be at 

New Delhi , the 20thApril , 2011 
Bhubaneswar. The Committee should submit its report 

No. U - 23013 /09 /2011 -LW . In supersession of this 
within three months. 

Ministry s Resolution No . U - 23013 /11/06 - LW dated 14th 
D. C . BIJALWAN, Secy., Central Advisory June, 2006 and in exercise of the powers confered by 
: Contract Labour Board Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 

Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board 
संकल्प 

hereby constitutes a Committee to go into the question of 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल, 2011 

abolition of contract labour in the establishments of the 

Indian Railways. 
सं. यू- 23013 / 09 / 2011 - एल. डब्ल्यू. - इस मंत्रालय का 

2. The composition of the Committee and its terms of 
संकल्प संख्या यू - 23013/11/ 2006 - एल. डब्ल्यू., दिनांक 14 जून , 

reference will be as under : 
2006 के अधिक्रमण में और ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 1. Shri R . V . Subba Rao , All India – Member 
अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

Vice President, Bharatiya Mazdoor 
हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेलवे के 

Sangh , TRT- 141, Jawahar Nagar, 

Hyderabad - 500020 
प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के उत्सादन संबंधी प्रश्न की जांच- पड़ताल 
करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 

2. Shri D . K . Sahni, President Mines , -- Member 

IMFA Group , IMFA Building, 
2. इस समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत् 

B 4 /147, Safdarjung Enclave, 
होंगे : 

New Delhi . 

3. The Deputy Chief Labour - Member - Convenor 
1. श्री आर. बी . सुब्बाराव , अखिल 

— सदस्य 

Commissioner (Central ), 
भारतीय उपाध्यक्ष , भारतीय मजदूर 

Bangalore. 
संघ , टीआरटी -141 , जवाहर नगर , 

3. The termsof reference ofthe proposed Committee 
हैदराबाद- 500020 

would be as follows :- - 
2. श्री डी . के. साहनी, अध्यक्ष , 

" To study the working of contract labour system 
खनिज , आईएमएफएम ग्रुप , 

in all aspects relating to the maintenance of tracks 
आईएमएफएम बिल्डिंग , बी - 4/147 , 

either through use of machines or manually and 

patrolling other than laying of tracks in the 
सफदरजंग एन्कलेव , नई दिल्ली 

establishments of Southern Railway -Chennai, 
3. उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) – सदस्य- संयोजक 

South CentralRailway - Socunderabad, and South 

Western Railway -Hubli and to make suitable 
बंगलुरू 

recommendations whether or not the employment 
3 प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित 

of contract labour in the above jobs/works in the 
होंगे : 

said establishments be prohibited keeping in view 

the provisions of Section 10 ofthe ContractLabour 
" मशीन के प्रयोग द्वारा अथवा हाथ से ट्रेक के रख -रखाव 

(Regulation and Abolition )Act, 1970 . 
और दक्षिणी रेलवे - चेन्नई, दक्षिणी केन्द्रीय रेलवे 

4 . The Headquarters of the Committee will be at 
सिकन्दराबाद और दक्षिण पश्चिम रेलवे - हुबली के 

Bangalore . The Committee should submit its report within 

three months. 
प्रतिष्ठानों में पटरियों को बिछाने के अलावा अन्य गश्त 
से संबंधित सभी पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यों 

___ D . C . BIJALWAN, Secy., Central Advisory 

Contract Labour Board 
Printedrby the Manager , Government of India Press, Ring Road , . Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


- 


